forest Ho -( # )-72 


REGISTERED NQ D - 4D )- 72 


! 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT I - 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


SO 148 ] 
No 148] 


faceft, qraferare, ea 18, 1977 2 : 27 , 1899 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 1977 /SRAVANA 17 , 1899 


इम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed 

as a separate compllation 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

RESOLUTION 

New Delhi, the 17th August 1977 
No, F . 42011 (2 ) / 177 - B ( A ) — In pursuance of Government s declared policy that 
All India Radio and Doordarshan should be freed from Government Control to 
ensure their functioning in a fair and objective manner, it has been decided to 
appoint a Working Group to examine the functioning of the All India Radio and 
Doordarshan and make recommendations regarding their future set - up . The 
Working Group is constituted as follows — 

Chairman 
( 1 ) Shri B G Verghese 

Members 
( 2 ) Shri V G Rajadhyaksha 
( 3 ) Dr Malcolm Adiseshiah 
(4 ) Shri Chanchal Sarkar 
( 5 ) Shri P L Deshpande 
(6 ) Shri Uma Shankar Joshi 
( 7) Shri A G Noorani 

( 797 ) 


798 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART 1 - bec . 1 


(b) To suggest the the matter organisa 


(8 ) Shri J D . Sethi 
( 9 ) Shri P , J. Fernandes 
( 10 ) Shri CR, Subramaniam 

Member - Secretary 
( 11 ) Dr. Ishwar Dass 
2 . The terms of reference of the Group will be 
( a ) To examine the functional, financial and legal aspects of the proposal 

to give full autonomy to Akashvani and Doordarshan , consistent 
with accountability to Parliament, keeping in mind the different 
forms of autonomous organisations existing in other democratic 

countries in the matter of broadcasting ; 
( b ) To suggest the form and the structure of the autonomous organisa 

tion (s ) and their relationship with Government, 
( c ) To consider and make recommendations in respect of the absorption , 

fitment and replacement of the personnel of the two medid in the 

event of grant of autonomous status ; 
( d ) Formulate plan of action for expeditious implementation of the pro 

posal, if the recommendations of the Working Group are accepted 

by Government; 
( e ) To examine any other allied matters nccessary to enable the Working 

Group to make its recommendations on the future set- up of the 

media 
3. The Working Group may consult experts in the media and any other per 
sons that it may consider desirable to consult . 

4 The Working Group will have its headqliarters at New Delhi and meet as 
often as considered necessary , but it may visit such places in the country as 
considered necessary for proper and comprehensive study of the proposal, 

5 The Working Group will evolve its own procedure 

6. The Working Group may submit its report as soon as possible but within 
a period of three months from its constitution 

7. Membership of this Working Group will be honorary , but non -official 
members will be entitled to travelling and daily allowances in accordance with 
the Ministry of Finance , Department of Expenditure O . M No 6 / 26 / E , IV /59 
dated September 5 , 1960 , as amended from time to time 

ORDER 


Ordered that a copy of the Resoluțlon be communicated to the Chairman , 
Members of the Working Group , Prime Minister s Office , all Ministries and 
Departments of Government of India and all State Governments and Union 
Territories 

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India Extra 
ordinary for general information , 

SK SAHGAL , Secy 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


F ? 


& facit, 17 TFT, 1977 
Herr 0 42011 ( 2 ) /77at( ) . - - TEATT UT TE T T Alfa $ fifi 
आकाशवाणी और दूर दर्शन का उचित और निष्पक्ष तरीके से कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए 
इन्हें सरकार के नियत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए । इस नीति के अनुसरण में आकाशवाणी 
और दूरदर्शन के कार्यकरण की जाच करने और इनके भावी ढांचे के बारे मे सिफारिशें करने के 


भाग [ सं . 1 


भारत का असाधारण राजपत्र 


799 


लिए एक कार्य दल नियक्त करने का निर्णय लिया गया है । इस कार्य दल के निम्नलिखित 
सदस्य होंगे : - - 


अध्यक्ष 


( 1 ) श्री बी० जी० वर्गीज 


सदस्य 


( 2 ) श्री वी० जी० राजाध्यक्ष 
( 3 ) डा० मेलकोम अधिरोशिया 
( 4 ) श्री चचल सरकार 
( 5 ) श्री पी० एल० देशपाडे 
( 6) श्री उमा शकर जोशी 
( 7 ) श्री ए० जी० नूरानी 
( 8 ) श्री जे० डी० सेठी 
( 9 ) श्री पी० जे० फर्नाण्डीज 
( 10) श्री सी० पार० सुब्रह्मण्यम 


सबस्य-सचिव 


( 11 ) डा० ईश्वर वास । 


2. कार्य दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होगे : - - - 
( 1 ) प्रसारण के मामले में अन्य लोकतात्रिका देशो मे विद्यमान स्वायत्त शासी संगठनों के 
. विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन को संसद् के 

प्रति उत्तरदायी रखते हए इनको पूर्णस्वायत्ता देने के प्रस्ताव के कार्यात्मक , वित्तीय 
और कानूनी पहलुओं की जाच करना , 
स्वायत्तशासी सगठन , सगठनों के स्वरूप और ढांचे तथा सरकार से इन के सम्बन्ध 

के बारे में सुझाव देना , 
( 3) आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायतत्ता प्रदान किए जाने की दशा मे इन दोनों 

माध्यमों के कामिक के रखने और उनके प्रतिस्थापन , आदि के बारे में विचार 

करके सिफारिश करना ; 
( 4 ) यदि सरकार को कार्य दल की सिफारिशे मंजूर हों तो प्रस्ताव के शीघ्र 

कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की योजना बनाना , 
( 5 ) ऐसे अन्य सम्बन्धित मामलों की जाच करना जो कार्य दल के लिए उक्त दोनों 

माध्यमों के भावी ढाचे के बारे में अपनी सिफारिशें करने के लिए आवश्यक हों । 


c 


3. कार्य दल माध्यमों के विशेषज्ञों और ऐसे किन्ही भी अन्य व्यवित्तयों से सलाह कर सकेगा 
जिनसे वह सलाह करना वाछनीय समझे । 


800 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART I - SEC 1 


4 कार्य दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और उस की बैठके आवश्यकतानुमार 
होंगी , किन्तु, वह देश के ऐ मे स्थानों का दौरा कर गकेगा जिनका दौरा करना वह प्रस्ताव के उचित 
और व्यापक अध्ययन के लिए आवश्यक समझे । 


5. कार्य दल अपनी कार्य प्रणाली स्वय निश्चित करेगा । 

6 कार्य दल अपनी रिपोर्ट यथा शीघ्र किन्तु, अपने गठन की तारीख से तीन मास के 
अन्दर प्रस्तुत करेगा । 

7 . कार्य दल की सदस्यता अवैतनिक होगी , परन्त गैर सरकारी सदस्य , वित्त मत्रालय , 
व्यय विभाग के यथा सशोधित कार्यालय ज्ञापन मख्या 6/ 26 ई - 4/ 59, दिनाक 5 सितम्बर, 1960 
के अनुसार याना और दैनिक भत्तो के हकदार होंगे । 

आवेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति कार्य दल के अध्यक्ष और सदस्यों , 
प्रधान मंत्री के कार्यालय , भारत सरकार के सभी मंत्रालयो औरविभागो और सभी राज्य सरकारों 
और सघ शामित क्षेत्रों को भेज दी जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सर्वसाधारण को सूचनार्थ भारत के 
असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

एस० के० सहगल , सचिव । 


महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक , प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1977 


